रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L . - 33004/ 99 


32 


ETC. TIT. FEER 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 — उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2233 ] 
No. 2233 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , अगस्त 9 , 2017 / श्रावण 18 , 1939 
NEW DELHI, WEDNESDAY , AUGUST 9 , 2017 /SRAVANA 18 , 1939 


जल संसाधन , नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय 

आदेश 

नईदिल्ली, 9 अगस्त, 2017 
का . आ . 2541 ( अ ). केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का . आ . 3187( अ ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण , 
भाग II , खंड 3- उप - खंड (ii ) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण ( संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की 
धारा 3 की उप - धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा उत्तराखंड राज्य के जिला देहरादून के लिए जिला गंगा 
सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे : 
क . पदेन सदस्यगण 


- अध्यक्ष 


- 


सदस्य ; 


सदस्य ; 


सदस्य ; 


(i) जिलाधिकारी, देहरादून 
( ii ) अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून 
( iii ) अधिशासी अभियंता ,सिंचाई विभाग , देहरादून 
( iv ) अधिशासी अभियंता , उत्तराखंड पेय जल निगम, देहरादून 

अधिशासी अभियंता , रखरखाव प्रभाग, उत्तराखंड जल संस्थान, प्रकाश विहार , 

देहरादून 
( vi ) सहायक पर्यावरण अभियंता , उत्तराखंड संरक्षण बोर्ड, मुख्यालय, देहरादून 

( vii ) प्रभागीय वन अधिकारी, देहरादून प्रभाग, देहरादून 
ख . नामित सदस्यगण : 


- 


सदस्य ; 


- सदस्य ; 
सदस्य व संयोजक. 


- 


सदस्य ; 


(i) जिला विकास अधिकारी, देहरादून 
( ii ) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद , ऋषिकेश 


सदस्य ; 


4821 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


(iii) खंड विकास अधिकारी, दोईवाला 

- सदस्य ; 
( iv ) श्री सुदामा प्रसाद सिंघल , निवासी ऋषिकेश 

सदस्य ; 
( v) श्री चंद्रमणि शुक्ल, निवासी ऋषिकेश 

सदस्य ; 
( vi ) श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष, इंडस्ट्रीज़ असोशिएशन ऑफ उत्तराखंड 

- सदस्य . 
2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा। 

जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और 
इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी। 

नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी । 
5 . अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्तूबर , 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा 
अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं । 

[ फा . सं. स्था . - 01/ 2016- 17 / 111 / एनएमसीजी ( खंड-II)] 
राजीव किशोर, कार्यकारीनिदेशक (प्रशासन ) 

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 


MINISTRY OF WATER RESOURCES , RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION 

ORDER 

New Delhi, the 9th August , 2017 
S . O . 2541 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1) and ( 3 ) of section 3 of the 
Environment (Protection ), Act, 1986 ( 29 of 1986 ), read with the paragraph 53 of the notification of the 
Government of India , in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation , published 
in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3, Sub - section ( ii ), vide number S . O . 3187 ( E ), dated the 
7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification ), the Central Government hereby constitutes an 
authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Dehradun of the State of 
Uttarakhand , comprising of the following members , namely : 


- 


Chairperson ; 

Member; 
- Member; 

Member; 
Member ; 


( d ) 


- Member ; 


A. Ex - officio Members: 

( a ) District Collector, Dehradun 
( b ) Executive Engineer , Public Works Department, Dehradun 
( c ) Executive Engineer, Irrigation , Dehradun 

Executive Engineer, Uttarakhand Pey Jal Nigam , Dehradun 
( e ) Executive Engineer, Maintenance Division, Uttarakhand Jal Sansthan, 

Parkash Vihar, Dehradun 
(f) Assistant Environment Engineer , Uttarakhand Protection and Pollution 

Control Board , Head Office, Dehradun 
( g ) Divisional Forest Officer, Dehradun Division 
B . Nominated Members: 

(a ) District Development Officer , Dehradun 
(b ) Executive Officer , Nagar Palika Parishad, Rishikesh 
( c) Block Development Officer , Doiwala 
(d) Mr. Sudama Prasasd Singhal, Resident Rishikesh 
( e ) Mr. Chandramani Shukla , Resident Rishikesh 
(f) Mr. PankajGupta , Chairman , Industries Association of Uttarakhand 


- Member and Convenor. 


- 
- 


Member ; 
Member ; 
Member 
Member; 
Member; 
Member. 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 . The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this order in 
the Official Gazette . 


3 . The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified 
in the said notification . 


4 . Travelling Allowance , Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the 
relevant rules of the State Government. 
5 . The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said 
notification. 


[ F. No . Estt. 01/ 2016 - 17/ 111/ NMCG ( Vol - II )] 
RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration ) 

NationalMission for Clean Ganga 


आदेश 

नई दिल्ली, 9 अगस्त , 2017 
का . आ . 2542( अ). केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ . 3187 ( अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण , 
भाग II , खंड 3- उप - खंड ( ii ) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 ( 1986 का 29) की 
धारा 3 की उप - धारा ( 1) तथा ( 3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा उत्तराखंड राज्य के जिला हरिद्वार के लिए जिला गंगा 
सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे : 
क. पदेन सदस्यगण 


- अध्यक्षः 


सदस्य ; 


सदस्य ; 


सदस्य ; 


(i) जिलाधिकारी, हरिद्वार 

अधिशासी अभियंता , प्रांतीय प्रभाग, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार 

अधिशासी अभियंता ,सिंचाई विभाग, हरिद्वार 
(iv ) परियोजना प्रबन्धक, निर्माण व रखरखाव इकाई ( गंगा) , उत्तराखंड पेय जल निगम, हरिद्वार 

अधिशासी अभियंता , रखरखाव प्रभाग, उत्तराखंड जल संस्थान, जगजीतपुर , हरिद्वार 
( vi ) अधिशासी अभियंता, निर्माण प्रभाग , उत्तराखंड पेय जल निगम, हरिद्वार 
(vii ) सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण 

नियंत्रण बोर्ड, रुड़की 
( viii ) प्रभागीय वन अधिकारी , वन प्रभाग, हरिद्वार 
ख . नामित सदस्यगण : 


सदस्य ; 
सदस्य ; 


सदस्य ; 


- 


सदस्य व संयोजक . 


सदस्य ; 


सदस्य : 


सदस्य ; 


( i ) अपर जिलाधिकारी , वित्त व राजस्व, हरिद्वार 
( ii ) निगम आयुक्त , नगर निगम , हरिद्वार 
(iii) श्री बी. के . पंत, खंड विकास अधिकारी, खंड- नरसन , हरिद्वार 
( iv ) श्री पी . सी. जोशी, प्रोफेसर , पर्यावरण विभाग, गुरुकुल कांगड़ी, विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
( v) श्री डी .एस. मलिक , प्रोफेसर , पर्यावरण विभाग, गुरुकुल कांगड़ी, विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
( vi ) अनुसंधान अधिकारी, पी . सी . आर . आई. , बी. एच . इ. एल ., रानीपुर , हरिद्वार 

नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा । 


सदस्य ; 


सदस्य : 


सदस्य . 


2. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii) ] 


3 . जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर , 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और 

इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी । 

नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी । 
5 . 378727 , fahich 7 34 Thor , 2016 7 3548 afrifica 3THEHT 2 34768 20 34711feta fost ato fry for 7211 
अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं । 

(41. F . FEIT. -01/2016 - 17 /111/CHUHLÍS (CS - II)] 
राजीवकिशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन ) 

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 


ORDER 

New Delhi, the 9th August , 2017 
S . O . 2542 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1) and (3) of section 3 of the 
Environment (Protection ), Act, 1986 ( 29 of 1986 ), read with the paragraph 53 of the notification of the 
Government of India , in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation , published 
in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section ( ii ), vide number S . O . 3187 ( E ), dated the 
7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification ), the Central Government hereby constitutes an 
authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Haridwar of the State of 
Uttarakhand , comprising of the following members, namely: 


Chairperson ; 

Member; 


A . Ex - officio Members: 
(a ) District Collector, Haridwar 
(b ) Executive Engineer, Provincial Division , Public Works Department, 

Haridwar 

Executive Engineer, Irrigation Department, Haridwar 
(d ) Project Manager, Construction and Maintenance Unit (Ganga ) 

Uttarakhand Pey Jal Nigam , Haridwar 


Member; 


Member ; 


Executive Engineer , Maintenance Division , Uttarakhand , Jal Sansthan , 
Jagjeetpur, Haridwar 


Member ; 


Executive Engineer , Construction Division , Uttarakhand Pey Jal Nigam , 
Haridwar 


Assistant Environment Engineer, Regional Office , Uttarakhand 
Environment Protection and Pollution Control Board , Roorkee 


Member ; 
Member; 

Member ; 
Member and 

Convenor. 


(h ) 


Divisional Forest Officer , Haridwar 


B . Nominated Members: 

(a) Additional District Magistrate , Finance & Revenue , Haridwar 
( b ) MunicipalCommissioner,Municipal Corporation ,Haridwar 

Mr. B . K . Pant, Block Development Officer , Block Narsan , Haridwar 
Mr. P . C . Joshi, Professor, Environment Department, Gurukul Kangri , 

University , Haridwar 
( e ) Mr. D . S . Malik , Professor, Environment Department, Gurukul Kangri, 

University , Haridwar 
(f) Research Officer, PCRI, BHEL , Ranipur, Haridwar 


Member; 
Member ; 
Member ; 
Member ; 


- Member; 


- Member. 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 . The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this order in 
the OfficialGazette . 
3 . The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified 
in the said notification . 


4 . Travelling Allowance , Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the 
relevant rules of the State Government. 
5 . The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said 
notification. 

[ F. No . Estt . 01/ 2016-17/111 / NMCG ( Vol -II)] 
RAJIV KISHORE , Executive Director ( Administration ) 

National Mission for Clean Ganga 


आदेश 

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2017 
का . आ . 2543 ( अ) . केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर , 2016 के का . आ . 3187( अ ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण , 
भाग II, खंड 3 - उप - खंड ( ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण ( संरक्षण) अधिनियम , 1986 (1986 का 29 ) की 
धारा 3 की उप -धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा उत्तराखंड राज्य के जिला टिहरी गढ़वाल के लिए 
जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे : 


क. पदेन सदस्यगण 


- अध्यक्ष ; 


- 


सदस्य; 


सदस्य ; 


( iv ) 


सदस्य ; 


(i) जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल 
( ii ) अधिशासी अधिकारी, उत्तराखंड पेय जल निगम , देव प्रयाग 

अधिशासी अभियंता , उत्तराखंड जल संस्थान , कीर्तिनगर 
अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी 

अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, नरेंद्र नगर 
( vi ) सहायक पर्यावरण अभियंता , क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण व 

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , देहरादून 
( vii ) प्रभागीय वन अधिकारी , वन प्रभाग, टिहरी गढ़वाल 


सदस्य ; 


- 


सदस्य ; 


- 


सदस्य व संयोजक . 


ख . नामित सदस्यगण : 


(i) 


- 


सदस्य ; 


सदस्य ; 


सदस्य ; 


अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी 
अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मुनि - की -रेती 
अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद , देव प्रयाग /नगर पंचायत , कीर्तिनगर 
श्री मधु अशवाल, अध्यक्ष, गंगा सुरक्षा समिति, मुनि - की -रेती 
सुश्री विमला बदोला, सचिव, गंगा सुरक्षा समिति , मुनि - की -रेती 
श्री अनिल चंदोला, भारतीय ग्रामोत्थान संस्थान, धालवाला 


(iii) 
( iv ) 
( v) 
( vi ) 


सदस्य ; 


सदस्य ; 


सदस्य . 


2 . 


नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii) ] 


3 . जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर , 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और 
इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी। 
4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी । 
5 . 378727 , fahich 7 34thore , 2016 7 3548 afrifica 3THEHT 2 34768 20 34711feta fost ato fry for 7211 
अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं । 

[ 41. F . FEIT.-01/2016 - 17 /111/ CHHEIT(05 - II)] 
राजीवकिशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन ) 

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 


ORDER 


New Delhi , the 9th August, 2017 
S .O . 2543(E ). — In exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1) and (3) of section 3 of the 
Environment (Protection ), Act, 1986 (29 of 1986 ), read with the paragraph 53 of the notification of the 
Government of India , in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published 
in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub -section (ii ), vide number S . O . 3187 (E ) , dated the 
7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification ), the Central Government hereby constitutes an 
authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Tehri Garhwal of the State of 
Uttarakhand, comprising of the following members, namely: 


- 


A . Ex - officio Members: 
(a ) District Collector , Tehri Garhwal 
(b ) Executive Officer, Uttarakhand Peyjal Nigam , Devprayag 
( c) Executive Engineer, Uttarakhand Jal Sansthan , Kirtinagar 
(d ) Superintending Engineer, Public Works Department, New Tehri 
(e) Executive Engineer, Irrigation Department,Narendra Nagar 
(f) Assistant Environment Engineer, Regional Office , Uttarakhand Environment 

Protection & Pollution Control Board , Dehradun 
(g ) Divisional Forest Officer , Narendra Nagar, Forest Division Tehri Garhwal 


Chairperson ; 

Member; 
Member; 
Member; 
Member; 
Member; 


Member and 

Convenor. 


B . Nominated Members: 

(a) Superintending Engineer, Public Works Department, New Tehri 
( b ) Executive Officer, Nagar Palika Parishad ,Muni-Ki-Reti 
( c) Executive Officer, Nagar Palika Parishad , Devprayag/Nagar Panchayat , 

Kirtinagar 
( d) Mr. Madhu Ashwal, Chairman ,Ganga Suraksha Samiti, Muni -Ki-Reti 
(e) Mrs. Vimla Badola, Secretary , Ganga Suraksha Samiti,Muni-Ki-Reti 
(f) Mr. Anil Chandola , Bhartiya Garamothan Sansthan , Dhalwala 


Member ; 
Member ; 
Member ; 


Member ; 
- Member; 
- Member. 


2 . The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this order in 
the Official Gazette . 
3 . The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified 
in the said notification . 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


4 . Travelling Allowance , Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the 
relevant rules of the State Government. 
5 . The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said 
notification. 

[ F. No . Estt . 01/ 2016-17/111/ NMCG ( Vol- II)] 
_ _ RAJIV KISHORE, Executive Director ( Administration ) 

National Mission for Clean Ganga 


आदेश 

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2017 
का. आ . 2544( अ). केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर , 2016 के का. आ . 3187 ( अ) द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग II, खंड 3- उप - खंड (ii ) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण ( संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29 ) की 
धारा 3 की उप -धारा (1 ) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा उत्तराखंड राज्य के जिला पौढ़ी गढ़वाल के लिए जिला 
गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे : 
क . पदेन सदस्यगण 


- अध्यक्ष ; 


सदस्य ; 


- 


सदस्य ; 


सदस्य ; 


( i) जिलाधिकारी, पौढ़ी गढ़वाल 
(ii ) अधिशासी अभियंता ,निर्माण प्रभाग, लोक निर्माण विभाग, पौढ़ी 

अधिशासी अभियंता , सिंचाई विभाग, श्रीनगर 
अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड जल संस्थान , श्रीनगर 

अधिशासी अभियंता , उत्तराखंड पेयजल निगम, श्रीनगर 
(vi ) सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण 

नियंत्रण बोर्ड , देहरादून 
( vii ) प्रभागीय वन अधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग , पौढ़ी 


सदस्य; 


सदस्य ; 


सदस्य व संयोजक . 


ख . नामित सदस्यगण : 


सदस्य ; 


सदस्य ; 


सदस्य; 


(i) परियोजना प्रबन्धक, स्वजल परियोजना , पौढ़ी 
(ii ) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, श्रीनगर 
(iii ) जिला विकास अधिकारी, पौढ़ी 
( iv ) डॉ . प्रभाकर बदोनी, प्रवक्ता , रसायन विज्ञान , एच. एन . बी. सेंटर युनिवर्सिटी , श्रीनगर 
( v) डॉ . सर्वेश उनियाल, पर्यटन पर्यावरण गढ़वाल, सेंटर युनिवर्सिटी , श्रीनगर 
( vi ) श्री वासुदेव कंदारी, अध्यक्ष, व्यापार मण्डल, श्रीनगर , गढ़वाल 


सदस्य ; 


- 


सदस्य ; 


सदस्य . 


2 . 


नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा । 
जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर , 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और 
इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी। 
नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी । 


4 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii) ] 


अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा 
अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं । 

[41. F . FIT.-01/2016 -17/ 111/ 04944 (CS - II) ] 
राजीवकिशोर , कार्यकारी निदेशक (प्रशासन ) 

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 


ORDER 

New Delhi, the 9th August, 2017 
S . O . 2544 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub - sections (1) and (3 ) of section 3 of the 
Environment (Protection ), Act, 1986 (29 of 1986 ), read with the paragraph 53 of the notification of the 
Government of India , in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation , published 
in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub -section ( ii ), vide number S .O . 3187 ( E ), dated the 
7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification ), the Central Government hereby constitutes an 
authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Pauri Gahwal of the State of 
Uttarakhand , comprising of the following members, namely : 

A . Ex-officio Members : 
(a ) District Collector , Pauri Garhwal 

- Chairperson ; 
(b ) Executive Engineer, Public Works Department, Construction Division , 

- Member ; 
Pauri 
Executive Engineer , Irrigation Department, Srinagar 

Member; 
Executive Engineer , Uttarakhand Jal Sansthan , Srinagar 

Member; 
Executive Engineer , Uttarakhand Peyjal Nigam , Srinagar 

- Member; 
( f ) Assistant Environment Engineer, Regional office, Uttarakhand 

- Member; 
Environment Protection & Pollution Control Board , Dehradun 
(g ) Divisional Forest Officer, Garhwal , Forest Division , Pauri 

Member and 

Convenor. 
B . Nominated Members : 
(a) Project Manager, Swajal Project, Pauri 

Member ; 
(b ) Executive Officer , Nagar Palika Parishad , Srinagar 

Member ; 
(c) District Development Officer, Pauri 

Member ; 
Dr. Parabhakar Badoni, Lecturer , Chemistry Science, H . N .B Center 

- Member; 
University , Srinagar 
Dr. Sarvesh Uniyal, Tourism Environment Garhwal, Center University , 

- Member ; 
Srinagar 
(f) Mr. Vashudev Kandari, Chairman , Vyapar Mandal, Srinagar Garhwal 

- Member. 
2 . The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this order in 
the Official Gazette . 
3 . The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified 
in the said notification . 
4 . Travelling Allowance , Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the 
relevant rules of the State Government. 
5 . The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said 
notification . 

[F . No. Estt. 01/2016 - 17 /111 /NMCG (Vol- II )] 
RAJIV KISHORE , Executive Director ( Administration ) 

NationalMission for Clean Ganga 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


आदेश 

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2017 
का . आ . 2545 ( अ). — केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर , 2016 के का . आ . 3187 ( अ ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण , 
भाग II, खंड 3- उप - खंड (ii ) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 (1986 का 29 ) की 
धारा 3 की उप - धारा (1 ) तथा ( 3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा उत्तराखंड राज्य के जिला उत्तरकाशी के लिए जिला 
गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है , जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे: 
क . पदेन सदस्यगण 


जिलाधिकारी, उत्तरकाशी 


- अध्यक्ष ; 


( ii ) 


अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी 


सदस्य ; 


(iii ) 


अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तरकाशी 


- 


सदस्य ; 


( iv ) 


अधिशासी अभियंता , उत्तराखंड जल संस्थान, उत्तरकाशी 


सदस्य ; 


परियोजना प्रबन्धक , स्वजल परियोजना , उत्तरकाशी 


- 


सदस्य ; 


( vi ) 


- 


सदस्य ; 


सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय , उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण 
नियंत्रण बोर्ड , देहरादून 


( vii ) 


प्रभागीय वन अधिकारी , वन प्रभाग , उत्तरकाशी 


- 


सदस्य व संयोजक . 


ख. नामित सदस्यगण : 


- 


सदस्य ; 


सदस्य ; 


सदस्य ; 


(i) 
( ii ) 
(iii ) 
( iv ) 
( v) 
( vi ) 


अधिशासी अभियंता, गंगा प्रदूषण इकाई , उत्तरकाशी 
अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद , उत्तरकाशी 
अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चिन्यालीसौर 
श्री हरीश सेमवाल, गंगोत्री मंदिर समिति 
सुश्री शांति ठाकुर ( ग्लेसियर लेडी), पर्यावरणविद 
मेजर राजेंद्र सिंह जमनाल, होटल इंडस्ट्रीज़ एसोशिएशन , उत्तरकाशी 


सदस्य ; 


सदस्य ; 


सदस्य . 


2 . 


नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा । 
जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर , 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और 
इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी । 
नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी । 
अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्तूबर , 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा 
अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं । 

[ फा . सं . स्था .- 01 / 2016- 17/111/ एनएमसीजी ( खंड- II ) ] 
राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन ) 

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


ORDER 

New Delhi, the 9th August, 2017 
S . O . 2545 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - sections (1 ) and ( 3 ) of section 3 of the 
Environment (Protection ), Act, 1986 ( 29 of 1986 ), read with the paragraph 53 of the notification of the 
Government of India , in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation , published 
in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub -section ( ii ), vide number S .O . 3187 ( E ), dated the 
7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification ), the Central Government hereby constitutes an 
authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Uttarkashi of the State of 
Uttarakhand , comprising of the following members, namely : 


A . Ex - officio Members: 
(a) District Collector , Uttarkashi 
(b ) Executive Engineer, Public Works Department, Uttarkashi 
( c) Executive Engineer , Irrigation Department, Uttarkashi 
(d ) Executive Engineer, Uttarakhand Jal Sansthan , Uttarkashi 
(e) ProjectManager , Swajal Project, Uttarkashi 
( f) Assistant Environment Engineer, Regional Office , 

Environment Protection & Pollution Control Board , Dehradun 
( g) Divisional Forest Officer, Uttarkashi 


- Chairperson ; 
- Member; 

Member; 
Member ; 

Member; 
- Member; 


Uttarakhand 


Member and 

Convenor. 


B . Nominated Members : 

(a ) Executive Engineer, Ganga Pollution Unit, Uttarkashi 
(b ) Executive Officer , Nagar Palika Parishad , Uttarkashi 
(c ) Executive Officer, Nagar Palika Parishad , Chinyalisaur 
( d ) Mr. Harish Semwal,GangotriMandir Samiti 
(e) Smt. Shanti Thakur (Glacier Lady ), Environmentalist 
(f) Major Rajendra Singh Jamnal, Hotel Industries Association , Uttarkashi 


- Member; 

Member; 
- Member; 
- Member ; 
- Member ; 
- Member. 


2 . The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this order in 

the Official Gazette . 
3 . The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified 

in the said notification . 
4 . Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the 

relevant rules of the State Government. 
5 . The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said 
notification . 

[F . No. Estt. 01 /2016 - 17 / 111/NMCG (Vol- II) ] 
RAJIV KISHORE , Executive Director ( Administration ) 

National Mission for Clean Ganga 


आदेश 

as facit, 9 3710, 2017 
OT. 371 . 2546 ( 37 ). — os Hical Garlicha 7 34710 , 2016 as fol.371 . 3187 ( 37) SRT Ara do 17547 , 344TETRYI, 
HTT II, CS 3- 34 -45 (ii) À son gta 34fETHEHT OT 53 do Htet defacut (HTETUT) 3TFERTA , 1986 ( 1986 FT 29) ont 
धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा बिहार राज्य के जिला बक्सर के लिए जिला गंगा 
सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे : 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


क . पदेन सदस्यगण 


- अध्यक्ष ; 


सदस्य ; 


सदस्य ; 


सदस्य ; 


जिलाधिकारी, बक्सर 
( ii ) अधिशासी अभियंता , गृह प्रभाग, बक्सर 

अधिशासी अभियंता , बाढ़ नियंत्रण, बक्सर 
( iv ) मुख्य चिकित्साधिकारी , बक्सर 
(v) अधिशासी अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग , बक्सर 
( vi ) अधिशासी अभियंता , ग्रामीण मामला विभाग, बक्सर 
( vii ) प्रभागीय वन अधिकारी, भोजपुर ( आरा ) 
ख . नामित सदस्यगण : 


सदस्य; 

सदस्य ; 
सदस्य व संयोजक. 


- 


सदस्य ; 


( i ) 
(ii ) 


सदस्य ; 


उप विकास आयुक्त , बक्सर 
अधिशासी अधिकारी, नगर परिषद , बक्सर 
प्रमुख, ग्राम पंचायत, बनारपुर 
अध्यक्ष, चेम्बर ऑफ कॉमर्स , बक्सर 


सदस्य ; 


(iv ) 


सदस्य . 


2. 


जिलाधिकारी, बक्सर , प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के उप -पैरा ( 2 ) के खंड (घ ) के अनुसार दो पर्यावरणविद नामित कर 
सकते हैं । 
नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा । 
जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर , 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और 
इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी । 
नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी । 
अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया 
तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं । 

[ फा. सं. स्था.- 01 /2016 - 17/ 111/ एनएमसीजी ( खंड-II)] 
राजीवकिशोर , कार्यकारी निदेशक ( प्रशासन ) 

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 


ORDER 

New Delhi, the 9th August, 2017 
S . 0 . 2546 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1 ) and ( 3 ) of section 3 of the 
Environment ( Protection), Act , 1986 ( 29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the 
Government of India , in the Ministry of Water Resources , River Development and Ganga Rejuvenation , published 
in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section ( ii ), vide number S . O . 3187 ( E ) , dated the 
7 " October, 2016 ( hereinafter referred to as the said notification ) , the Central Government hereby constitutes an 
authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Buxar of the State of Bihar, 
comprising of the following members, namely : 


A . Ex -officio Members : 
(a ) District Magistrate , Buxar 
( b ) Executive Engineer, Housing Division, Buxar 


- 


Chairperson; 


__ _ - 


Member; 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii) ] 


( c) 
(d ) 
( e) 
( f) 
( g ) 


Executive Engineer, Flood Control , Buxar 
Civil Surgeon , Buxar 
Executive Engineer , Public Health Engineering Department, Buxar 
Executive Engineer, Rural Affairs Department , Buxar 
Divisional Forest Officer , Bhojpur ( Arrah ) 


- Member; 
- Member; 
- Member; 
- Member; 
Member and 

Convenor. 


B. Nominated Members : 

(a ) Deputy Development Commissioner, Buxar 
(b ) Executive Officer , Nagar Parishad , Buxar 
(c ) Head , Gram Panchayat, Banarpur 
( d ) Chairman, Chamber of Commerce, Buxar 


- Member; 
- Member; 
- Member ; 
- Member. 


2 . District Magistrate, Buxar to nominate two Environmentalists as per clause (d ) of sub -para ( 2 ) of 53 of said 

notification with the approval of State Ganga Committee . 
3 . The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this order in 

the Official Gazette . 
4 . The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified 

in the said notification . 
5. Travelling Allowance , Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the 

relevant rules of the State Government. 
6 . The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said 
notification . 

[ F. No . Estt. 01/ 2016- 17 /111/ NMCG ( Vol -II) ] 
RAJIV KISHORE, Executive Director ( Administration ) 

National Mission for Clean Ganga 


आदेश 

नई दिल्ली , 9 अगस्त , 2017 
का . आ . 2547( अ). केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर , 2016 के का . आ . 3187 ( अ) द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग II, खंड 3- उप - खंड (ii ) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29 ) की 
धारा 3 की उप -धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा झारखंड राज्य के जिला साहिबगंज के लिए जिला 
गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे : 
क . पदेन सदस्यगण 


- अध्यक्ष ; 


सदस्य ; 


सदस्य ; 


(i) जिलाधिकारी, साहिबगंज 
( ii ) अधिशासी अभियंता , सड़क निर्माण विभाग , साहिबगंज 
(iii ) अधिशासी अभियंता , गंगा पम्प नगर , साहिबगंज 
( iv ) सिविल सर्जन , साहिबगंज 
( v) अधिशासी अभियंता , पेयजल व स्वच्छता विभाग , साहिबगंज 

प्रतिनिधि , राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दुमका 
( vii) प्रभागीय वन अधिकारी, साहिबगंज 


सदस्य ; 


सदस्य ; 


( vi ) 


सदस्य ; 


- 


सदस्य व संयोजक . 


[ भाग II - खण्ड 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ख . नामित सदस्यगण : 


(i) 
(ii) 


E 
: 


( v) 
( vi ) 


जिला नियोजन अधिकारी, साहिबगंज 

सदस्य ; 
उप विकास आयुक्त , साहिबगंज 

सदस्य ; 
अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद , साहिबगंज 

सदस्य ; 
प्रोफेसर रणजीत, साहिबगंज 

सदस्य . 
श्री प्रणव सरकार, साहिबगंज 

सदस्य ; 
श्री चंदरेश्वर प्रसाद सिन्हा , साहिबगंज 

- सदस्य . 
नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा । 
जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर , 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और 
इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी । 
नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी । 
अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्तूबर , 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा 
अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं । 

[ फा . सं . स्था .-01/2016 - 17/111/ एनएमसीजी ( खंड - II ) ] 
राजीव किशोर , कार्यकारी निदेशक (प्रशासन ) 

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 


ORDER 

New Delhi, the 9th August, 2017 
S . O . 2547 ( E ) . — In exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) and (3 ) of section 3 of the 
Environment ( Protection), Act , 1986 ( 29 of 1986) , read with the paragraph 53 of the notification of the 
Government of India , in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation , published 
in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub -section ( ii ), vide number S . O . 3187 ( E ), dated the 
7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification ), the Central Government hereby constitutes an 
authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Sahibganj of the State of Jharkhand, 
comprising of the following members, namely : 


- 


A . Ex -officio Members : 

( a ) Deputy Commissioner , Sahibganj 
(b) Executive Engineer, Department of Road Construction , Sahibganj 

Executive Engineer , Ganga Pump Nagar , Sahibganj 
(d) Civil Surgeon , Sahibganj 
( e) Executive Engineer, Drinking Water and Sanitation Department, Sahibganj 
( f) Representative , State Pollution Control Board, Dumka 
( g ) Divisional Forest Officer , Sahibganj 


Chairperson ; 
- Member; 
- Member ; 
- Member ; 
- Member ; 
- Member ; 
Member and 

Convenor. 


B. Nominated Members: 

(a ) District Planning Officer, Sahibganj 
(b ) Deputy Development Commissioner , Sahibganj 
( c) Chairman of the Municipal Council , Sahibganj 


- Member ; 
- Member; 
- Member ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


(d ) 
(e) 
(f) 


Professor Ranjeet, Sahibganj 
Shri Pranav Shankar , Sahibganj 
Shri Chandreshwar Prasad Sinha, Sahibganj 


- Member ; 
- Member; 
- Member. 


2 . The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this order in 

the Official Gazette . 
3 . The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified 

in the said notification . 
4 . Travelling Allowance , Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the 

relevant rules of the State Government. 
5 . The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said 
notification . 

[F. No. Estt. 01/ 2016 -17/111 /NMCG (Vol-II)] 
RAJIV KISHORE , Executive Director (Administration ) 

NationalMission for Clean Ganga 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 

ALOK 

Digitally signed 
by ALOK KUMAR 

Date : 2017 . 08 . 14 
KUMAR 

13 : 18 :59 + 05 30 


